TAK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 851 राँची, मंगलवार , 


22 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 


21 अक्टूबर , 

2019 


विषय: 


विभागीय संकल्प संख्या-2986, दिनांक 04.10.2019 की कंडिका-18 में आंशिक संशोधन के संबंध 


में । 


संख्या - खा ० प्र०-02- अधि०-03 / 2019 - 3102,-- किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति 
करने हेतु “ धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2986 , दिनांक 
04.10.2019 की कंडिका-18 में उल्लेखित राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, भारतीय 
खाद्य निगम एवं प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान का मिलिंग कर जिन मिलों द्वारा “ खरीफ 
विपणन मौसम वर्ष 2019-20 के 30 अप्रैल तक सी.एम.आर. जमा कर दिया जायेगा ” के स्थान पर शुद्ध रूप में 
“ खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2019-20 के 30 जून 2020 तक सी.एम.आर. जमा कर दिया जायेगा ” पढ़ा जाय । 
शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी। 

ह 0 / 
अमिताभ कौशल , 
सरकार के सचिव । 


2 . 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 851 -- 100 


